रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO. D . L .- 33004 / 99 


M 


- 


i. 


TEHU 


SH 
+ 


. 


THE 
. 


:: 


. 


LE 
- 
. 
. 


44th 
* 



:. 

-: I.1. 

-- 


.. 


: 
. 


. 


. 


सामव- जगत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , अगस्त 7 , 2015/ श्रावण 16 , 1936 
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7 , 2015 / SHRAVANA 16 , 1937 


सं . 1660] 
No . 1660 ] 


कृषि मंत्रालय 
( पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 7 अगस्त , 2015 
का . आ. 2154( अ). भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52 ), जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम 
कहा गया है , की धारा 15 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केंद्र सरकार भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् के साथ 
परामर्श से एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में आगे निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामतः: 

उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में , सारणी में , उपशीर्षक डिग्रीज के तहत क्रम संख्या 75 के और उससे संबंधित प्रविष्टियों के 
लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या व प्रविष्टियाँ स्थानापन्न की जाएंगी , नामत : : 


3 


"75. राजस्थान पशुचिकित्सा और 
पशुविज्ञान , विश्वविद्यालय बीकानेर के 
संदर्भ में 
(i) राजस्थान पशुचिकित्सा और पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में 

पशुविज्ञान विश्वविद्यालय , | स्नातक 

बीकानेर 
( ii ) अपोलो पशुचिकित्सा औषधि पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में 
कॉलेज , जयपुर 

स्नातक 
महात्मा गाँधी पशुचिकित्सा पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में 
विज्ञान कॉलेज , भरतपुर 

स्नातक 


बी . वी . एससी और ए. एच . 
( यह योग्यता पशुचिकित्सा योग्यता तभी मानी 
जाएगी, जब यह 13 मई, 2010 अथवा उसके बाद 
प्रदान की गई हो ।) 
बी . वी . एससी और ए. एच . 
(यह योग्यता पशुचिकित्सा योग्यता तभी मानी जाएगी, जब 
| यह 13 मई, 2010 अथवा उसके बाद और 24 जुलाई 
2015 अथवा उससे पहले प्रदान की गई हो । ) 
बी . वी . एससी और ए. एच . 
( यह योग्यता पशुचिकित्सा योग्यता तभी मानी जाएगी, जब 
यह 19 जनवरी, 2011 अथवा उसके बाद और 24 जुलाई, 
2015 अथवा उससे पहले प्रदान की गई हो ।) ” । 

[ फा . सं . 52- 16/ 2014- एलडीटी (वीसी)] 

राजबीर सिंह राणा , संयुक्त सचिव 


3389 GI/ 2015 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


नोट: - भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की प्रथम अनुसूची बाद में निम्न अधिसूचना संख्या द्वारा संशोधित 
की गई थी 

1. का . आ . 2841( अ), दिनांक 12 अक्तूबर ,1990 
2 . का . आ .823( अ ), दिनांक 20 अप्रैल , 1993 
3. का . आ .1165 ( अ), दिनांक 4 अप्रैल , 1995 
4 . का . आ . 3252( अ ), दिनांक 13 नवम्बर , 1995 
5 . का . आ . 1411( अ ), दिनांक 19 अप्रैल , 1996 
6. का . आ . 268( अ ), दिनांक 28 जनवरी, 1997 
7. का . आ . 2082( अ), दिनांक 15 अक्टूबर , 1998 
8. का . आ . 33( अ ), दिनांक 12 जनवरी , 2000 
9. का . आ . 122( अ), दिनांक 13 फरवरी , 2001 
10. का . आ .342( अ), दिनांक 28 मार्च, 2002 
11. का . आ .791( अ), दिनांक 25 जुलाई, 2002 
12. का . आ . 836( अ), दिनांक 8 अगस्त , 2002 
13. का . आ . 1231( अ ), दिनांक 26 नवम्बर , 2002 
14. का . आ . 1371( अ), दिनांक 27 दिसम्बर, 2002 
15. का . आ . 323( अ), दिनांक 26 मार्च, 2003 
16. का . आ .868( अ), दिनांक 31 जुलाई, 2003 
17. का . आ . 1226 ( अ ),दिनांक 22 अक्तूबर , 2003 
18. का . आ . 34( अ), दिनांक 12 जनवरी, 2006 
19. का . आ .1442( अ), दिनांक 6 सितम्बर , 2006 
20. का . आ . 81( अ), दिनांक 25 जनवरी , 2007 
21. का . आ . 1052 ( अ ), दिनांक 29 जून , 2007 
22. का . आ . 364( अ), दिनांक 19 फरवरी , 2008 
23. का . आ .989( अ), दिनांक 29 अप्रैल , 2010 
24. का . आ .570( अ), दिनांक 15 मार्च, 2011 
25. का . आ . 2315 ( अ), दिनांक 5 अक्तूबर, 2011 
26. का . आ . 33 ( अ), दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 
27. का . आ . 2312( अ ), दिनांक 29 जुलाई , 2013 
28. का . आ . 2662( अ ), दिनांक 30 अगस्त 2013 
29. का . आ . 1022( अ ), दिनांक 2 अप्रैल , 2014 
30. का . आ . 2518( अ ), दिनांक 25 सितम्बर , 2014 
31 . का. आ . 3007 ( अ), दिनांक 27नवम्बर, 2014 
32 . का . आ . 3318 ( अ), दिनांक 30 दिसम्बर , 2014 
33. का . आ .577( अ), दिनांक 19 फरवरी, 2015 


[ 411 II - gus 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF AGRICULTURE 


(Department of Animal Husbandry , Dairying and Fisheries ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 7th August, 2015 


S . O . 2154 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of section 15 of the Indian 
Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984 ), hereinafter referred to as the said Act, the CentralGovernment, 
after consulting the Veterinary Council of India , hereby makes the following further amendments in the First 
Schedule to the said Act, namely : 


In the First Schedule to the said Act, in the Table , under sub - heading “ Degrees ” , for serial number 75 
and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be substituted , namely: 


“ 75 . Rajasthan University of 
Veterinary and Animal Sciences , 
Bikaner in respect of — 


(i) College of Veterinary 
Animal Sciences, Bikaner 


and Bachelor 

Science 
Husbandry 


of 
and 


B . V .Sc . & A . H . 
Veterinary 
Animal ( This qualification shall be a 

recognised veterinary qualification 
as aforesaid only when granted on 
or after the 13th May , 2010 ). 


( ii ) Apollo College of Veterinary Bachelor 
Medicine, Jaipur 

Science 
Husbandry 


of 
and 


Veterinary 

Animal 


B . V . Sc . & A . H . 
( This qualification shall be a 
recognised veterinary qualification 
as aforesaid only when granted on 
or after the 13th May , 2010 and on 
or before the 24th July , 2015 ). 
B . V . Sc . & A .H . 
( This qualification shall be a 
recognised veterinary qualification 
as aforesaid only when granted on 
or after the 19th January , 2011 and 
on or before the 24th July , 2015 )." 


(iii ) Mahatma Gandhi College of Bachelor 
Veterinary Sciences, Bharatpur Science 

Husbandry 


of 
and 


Veterinary 

Animal 


[F . No. 52- 16 /2014-LDT (VC)] 
RAJBIR SINGH RANA , Jt. Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


Note : - The First Schedule to the Indian Veterinary Council Act , 1984 was subsequently amended vide 

notification numbers: 


S.O . 34 (E ) dated the 12th January , 2006 


S.O . 2841(E ) , dated the 12th October, 18 
1990 
S . O . 823 ( E ), dated the 20th April, 1993 19 
S .O . 1165 ( E ), dated the 4th April, 1995 20 
S . O . 3252 (E ), dated the 13th November, 21 
1995 
S . O . 1411( E ), dated the 19th April , 1996 22 


S .O . 1442 (E ) dated the 6th September, 2006 
S .O . 81 (E ) dated the 25th January , 2007 
S .O . 1052 (E ) dated the 29th June , 2007 


S .O . 364 (E ) dated the 19th February , 
2008 
S.O . 989 (E ) dated 29th April, 2010 


S.O . 268 (E ), dated the 28th January, 23 
1997 
S.O . 2082(E ), dated the 15th October , 24 
1998 
S.O . 33(E ), dated the 12th January , 2000 25 


S.O . 570 (E ) dated 15th March, 2011 


26 


S.O . 122( E ) dated the 13th February, 
2001 
S . O . 342 ( E ), dated the 28th March , 2002 


10 


S.O . 2315 ( E ) dated 05th October, 

2011 
S.O . 33 (E ) dated 28th December, 

2012 
S .O .2312 ( E ) dated 29th July , 
2013 . 
S .0 .2662 (E ) dated 30th August, 2013. 
S . O . 1022 (E ) dated 02nd April, 2014 . 
S .O 2518 ( E ) dated 25th September, 2014 


11 


S .O . 791 (E ), dated the 25th July, 2002 28 
S . O . 836 (E ) dated the 8th August, 2002 29 
S .O . 1231 ( E ) dated the 26th November, 30 
2002 
S. O . 1371 (E ) dated the 27th December, 31 
2002 
S.O . 323 (E ), dated the 26th March , 32 
2003 


S.O . 3007 ( E ), dated 27th November, 
2014 
S.O . 3318 (E ), dated 30th December, 
2014 


S .O . 868 (E ) dated the 31st July , 2003 


33 


S. O 577 (E ) dated 19th February , 2015 


S . O . 1226 ( E ) dated the 22nd October , 
2003 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


